रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 98 


D . NO. D . L. -33004/ 98 


AL 


समयमेनपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 


96/ 5/ 07 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


#. 20 


सं . 128 ] 
No. 128 ] 


NEW Drifyil एकवार, मा 


मई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 12, 1999 / फाल्गन 21 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 12, 1999 /PHALGUNA 21, 1920 


- 


- 


%3 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 


( कंपनी कार्य विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999 
सा . का. नि . 203 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 642 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के साथ 
पठित धारा 10 हु की उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड ( सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्ते ) 
नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड ( सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्ते) संशोधम नियम , 1999 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. कंपनी विधि बोर्ड ( सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्ते ) नियम , 1993 के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा 

जाएगा, अर्थात् : 


" 8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि : -- नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबंधित है के सिवाय, अध्यक्ष तब तक 
पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और उपाध्यक्ष तथा कोई अन्य सदस्य तब तक 
पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है । " 


[ फा . सं. ए.12018/ 1/99 - प्रशा. I] 

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : - मूल मियम सा. का. नि . 388 ( अ ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उसके पश्चात् सा . का .नि , 503 ( अ ) 

तारीख 3 जून, 1994, सा . का. नि. 253 ( अ ) सारीख 28 मई, 1996, सा . का .नि . 532( अ ) तारीख 20 नवम्बर, 1996, सा . का .नि. 49 ( अ ) 
तारीख 31 जनवरी, 1997 और सा . का .नि . 370( अ ) तारीख 30 जून, 1998 द्वारा संशोधित किया गया । 


775GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SBC , 3 (1) ] 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th March , 1999 
G .S .R . 203 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (2A ) of section 10E , road with claube (a) of sub 
section ( 1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Company Law Board ( Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rulos , 
1993, namely : 

1 , ( 1) These rulesmay be called the Company Law Board ( Qualifications, Experience and other Conditions of 

Service of Members) Amendment Rules, 1999 , 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . For rule 8 ofthe Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members ) 
Rules, 1993 , the following shall be substituted , namely : 

" 8 . Term of Office of Chairman , Vice - Chairman and Members : - Except as provided in rule 6 or 
rule 7, the Chairman shall hold office till he attains the age of sixty five years and the Vice -Chairman 
and any otherMember shall hold office till he attains the age of sixty two years." 

[F. No . A - 12018 / 1/99 -Admn. I] 

R . D . JOSHI, It. Secy. 


FOOT NOTE : - Principal rules were notified vide G .S .R . 388 (E ) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by 

G .S .R . 503 (E ) dated 3rd June, 1994, G .S.R . 253 (E ) dated 28th May, 1996 , G . S.R . 532 (E ) dated 20th November, 
1996 , G .S.R . 49(E ) dated 31st January, 1997 and G .S.R . 370 (E ) dated 30th June, 1998. 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi-1100541999 . 


